. . 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 भाद्र, 1937 ( श० ) 
संख्या 640 राँची, गुरुवार 

3 सितम्बर, 2 0 15 ( ई० 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
1 सितम्बर , 2015 


संख्या- 06A/ न वि० | विविध - 24 / 2015 - 3213.. रांची शहर के चिन्हित पांच प्रमुख 
सड़कों के समग्र विकास तथा इनर रिंग रोड़ के निर्माण हेतु इस्पात मंत्रालय , भारत सरकार के 
अधीन उपक्रम मेकॉन लिमिटेड , रांची की सेवाएं मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने हेतु राज्य 
सरकार द्वारा संकल्प संख्या 2841, दिनांक 11 अगस्त, 2015 निर्गत किया गया है | 


2. मेकॉन लि० के द्वारा किये जाने वाले कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने , समय- समय पर 
उचित दिशा -निर्देश देने एवं टाइम लाईन के अनुरूप विभिन्न कार्यों का संपादन सुनिश्चित करने 
हेतु प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में निम्नांकित रूप से एक उच्च 
स्तरीय अनुश्रवण समिति ( High Level Monitoring Committee) का गठन किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 2 सितम्बर, 20 15 


| 1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग 


अध्यक्ष 


2. प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि 


सदस्य 


प्रधान सचिव/ सचिव , उर्जा विभाग 


सदस्य 


4. प्रधान सचिव / सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


सदस्य 


नगर आयुक्त , रांची नगर निगम 


सदस्य 


उपायुक्त , रांची 


सदस्य 


7 . परियोजना निदेशक , तकनीकी, जुडको लि० 


सदस्य , सचिव 


3. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह दूसरे एवं चौथे सोमवार को आहूत की जाएगी | 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 640 – 50 । 


